than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
राँची, मंगलवार । 

16 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


संख्या 4 17 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

8 जून , 2 0 15 
संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5068-- अपर समाहर्ता, छूटी के पद पर पदस्थापित श्री शशिधर 
मण्डल , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 556 / 03 , गृह जिला. भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


" 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख)- 01/ 2015 का .- 5069 -- अपर समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री गन्दूर 
उराँव , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 370 /03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख) - 01 / 2015 का .- 5070-- अवर सचिव, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष 
प्रमण्डल) विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक- 495 / 03 , गृह जिला- नवादा) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक ( निगरानी) , झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


_ 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 16 जून , 2015 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5071-- अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड, रांची के 
पद पर पदस्थापित श्री राजेश एमानुएल पात्रो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 550/ 03 , गृह जिला- राँची) अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , 
राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख)- 01/ 2015 का .- 5072-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 574/ 03 , गृह जिला- पटना) अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से 
वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01/ 2015 का .- 5073 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर उटाँरी, गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री मोहित मुक्ति मंजर, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 644/ 03 , गृह जिला- मधेपुरा) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते 
हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख ) - 01 / 2015 का .- 5074-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री अशोक कुमार शाह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 668/ 03 , गृह जिला- दुमका) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते 
हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख) - 01 / 2015 का .- 5075-- जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रदीप तिग्गा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 701 / 03, गृह जिला. राँची) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले 
आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01 / 2015 का .- 5076-- उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 710 / 03, गृह जिला- सारण) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , राज्य निर्वाचन 
आयोग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून , 2 0 15 


3 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख )- 01/ 2015 का .- 5077 -- अवर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 712/ 03, गृह जिला- दुमका ) 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01 / 2015 का .. 5078 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , राजमहल , साहेबगंज , के पद पर 
पदस्थापित श्री विधान चन्द्र चौधरी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 713/ 03 , गृह जिला- गोड्डा) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, जामताड़ा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01 / 2015 का .. 5079 -- सहायक निदेशक , समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची, के 
पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 716/ 03, गृह जिला- पलामू) अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को अवर सचिव , भवन निर्माण विभाग के पद को उप सचिव 
के वेतनमान में उत्क्रामित करते हुए करते हुए उन्हें अगले आदेश तक उप सचिव, भवन निर्माण विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01( ख)- 01 / 2015 का.. 5080-- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ , के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 724/ 03, गृह जिला. पटना) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग , झारखण्ड , 
राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर समाहर्ता उड़नदस्ता, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01 / 2015 का .- 5081-- जिला परिवहन पदाधिकारी , जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित श्री विजय कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 730/ 03 , गृह जिला- भागलपुर ) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख) - 01 / 2015 का .- 5082 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर - सरिया ( गिरिडीह) के पद 
पर पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 731/ 03 , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक उप निदेशक , कल्याण, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ 4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून , 2015 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख) - 01/ 2015 का .- 5083-- अनुमण्डल पदाधिकारी , डाल्टेनगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 732/ 03, गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व पदाधिकारी, आवास 
बोर्ड , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5084 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , बरही के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 733/03, गृह जिला- बोकारो) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01 / 2015 का .- 5085--जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती उमा महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 734 /03, गृह जिला. खूटी ) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल ) विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख )- 01/ 2015 का .- 5086-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी , चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री सत्येन्द्र कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 734ए/ 03 , गृह जिला- रोहतास ) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , 
राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक उप निदेशक खाद्य, कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख) - 01/ 2015 का .- 5087-- अनुमण्डल पदाधिकारी , छतरपुर ( पलामू ) के पद पर 
पदस्थापित श्री रणजीत कुमार लाल , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 735 / 03, गृह जिला- धनबाद) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, छूटी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5088-- अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के पद पर पदस्थापित 
श्री गिरिजा शंकर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 741ए| 03, गृह जिला- भोजपुर) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, विधि 
व्यवस्था, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 16 जून , 2 0 15 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5089 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया ( चतरा) के पद पर 
पदस्थापित श्री सुधीर बाड़ा , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 742 / 03 , गृह जिला- गुमला) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पाकुड़ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01/ 2015 का .. 5090 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया ( गुमला) के पद पर 
पदस्थापित श्री अनिल कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 746/ 03, गृह जिला- पलामू) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गोड्डा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01 (ख)- 01/ 2015 का.. 5091-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री संदीप बक्शी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 748/ 03, गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, 
राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक उप निदेशक , (पंचायत निर्वाचन ) पंचायत निदेशालय 
( मुख्यालय) राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01/ 2015 का .. 5092 -- पुनर्वास पदाधिकारी, स्वर्णरेखा परियोजना, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती संध्या गुप्ता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 755 / 03 , गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01/ 2015 का .. 5093-- अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित 
श्री अभिषेक श्रीवास्तव, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 757/ 03, गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा 
एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख) - 01/ 2015 का .. 5094--जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती नीलम लता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 758ए/ 03 , गृह जिला भागलपुर ) अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत की सेवा परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले 
आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01( ख) - 01/ 2015 का .. 5095 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री संदीप कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 759/ 03 , गृह जिला- गिरिडीह) अपर समाहर्ता एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून, 2 0 15 


समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , चास 
नगर निगम ( बोकारो) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)- 01 /2015 का .. 5096-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री 
पशुपति नाथ मिश्रा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 760/ 03, गृह जिला- देवघर) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , धनबाद 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद. 01 ( ख) - 01/ 2015 का .. 5097-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चास ( बोकारो) के पद पर 
पदस्थापित श्री श्याम नारायण राम, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 812 / 03 , गृह जिला- पलामू ) अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में नव प्रोन्नत को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन 
एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख ) - 01/ 2015 का .- 5098-- उप सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 608/ 03, गृह जिला- नालन्दा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद - 01 ( ख) - 01 / 2015 का .- 5099-- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, खूटी के पद 
पर पदस्थापित श्री कुंज बिहारी पाण्डेय , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 670/ 03 , गृह जिला- भागलपुर) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है और 
उनका पदस्थापन कही नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची 
में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 17 – 50 । 


